PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 28, 1975 ( KRTK. 6 , 1897 SAKA) 


1437 


क्रमांक 2510-ज (1 )-75/3144 1.-- श्री मुकन्दी लाल , पुर्व निहाल चन्द, गांव बोह, तहसील व जिला अम्बाला को 
दिनांक 17 मार्च, 1974 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूा, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में प्रानाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री मुकन्दी लाल को मुब्लिग 100/ - रुपये वार्षिक की जागीर, 
जो उसे संयुक्त पंजाब सरकार को अधिसूवा क्रमांक 6 758-जे. एन.-IIT-66/11071, दि 9 जून, 1963 तथा हरियाणा सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 5041 -प्रार-JI [ -10/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर को गई थी , जब उस की विधवा श्रीमति 
लाजबन्ती के नाम खरीफ, 1974 से 150/ - रुपये वार्षिक की दर से सनद में दो गई शतों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


कपांक 2604 -ज ( 1 )-75/31148.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
मानाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( ए ) नया 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री हजारी लाल , पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, गांव बडेसरा , तहसील भिवानी खेड़ा, जिला भिवानी 
को रबी , 1973 मे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शों के अनुमार महर्ष प्रदान करते हैं । 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 22nd October , 1975 


No. 4837 -JECDI - 75 / 8749.-- Shri S. K. Maheshwari, I. A. S., ( Under Training ) who has been 
posted as Block Development and Panchayat Officer, Rai Block ,, -- vide Deputy Commissioner s Sonepat 
order , dated 3rd August, 1975 shall exercise the powers of Drawing , Disbursing and Controlling 
officer in respect of the Rai Block till the time he remains under training in that Block , 


R. ISSAR , 


Deputy Secretary to Government, Haryana , 
Development and Panchayat Department . 


COLONIZATION DEPARTMENT 


The 21st October , 1975 


No. F - 72 /MAITI/ 17463.-- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Colonization of 
Government Lands (Haryana ) Act V of 1912 , Shri Jagdip Singh , Assistant Director , Colonization 
Department, Haryana Chandigarh , is hereby appointed as a Collector under the Act ibid. He shall 
perform all the functions and exercise all the powers under section 17 , 20 ( 3) , 24 , 25 , 26 , 32 , 33 and 
34 of the said Act over the lands to which the said Act applies within the limits of Haryana State in 
respect of all State- owned lands in the districts under the management or control of the Public Works 
Department . Haryana, and the Rakh Hansi Bir in Hissar district . 

No. F- 72 / MAIII 17464. - Under the provisions of sub clause ( C) of section 3 of the. Land 
Acquisition Act, 1894 , the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Jagdip Singh , Assistant 
Director, Colonization Department, Haryana , Chandigarh to perform the functions of a Collector 
under the said Act within the limits of Haryana Statc . 

A. BANERJEE, Cecy . 


TECHNICAL EDUOATION DEPARTMENT 


The 1st October, 1975 
No. 12950 -PWIT( 3) -75/ 35730. - The Governor of Haryana is pleased to confii m Shrl Atma 
Singh , Offloi iting Principal, Haryana Polytechnic , Nilokheri , as Principal in the grade of Rs. 1,300 
1,600 with effect from 8th July, 1973. 


P. P. CAPRIHAN, 


Commissioner and 


Secretary. 


